जिस्ट्री सं . पी . एल. ---33004/ 95 


- .- - 


- 


- . 


REGD. NO . D. L .----33004/ 95 


- - 


- 


- 


- 


DHAR 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - ण्ड 1 
PART I – Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
I UBLISHED BY AUTHORITY 


_ _ _ _ ... .. 


- = - . -. -. 
में , 19] 
No . 191 


. . -- -- - --- -- - --- - -- - - -- - - - -- - -- -- -- --- -- - . . --. ... .. .. .. - - :- -. - . .... . . . .. . _ _ _ 

मई दिल्ली , सोमवार, जनवरी 30, 1995/ माघ 10, 1916 
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 30, 1995 / MAGHA 10 , 1916 


- . . 


- - . - . 


- .- - .- - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - --- - - - - - - 


- - - - - 


- -- - - -- - - - - - 

- - 


- 


-- - - . 


. - . : - - - - - 
- - - - -- --- -- - 

- - - -- - -- - - -- - - - . 

- 


. " 


___ 4. नीलामी का स्थान और तारीख : - -नीलामी 2 फरवरी, 1995 को 
भारतीय रिजर्व बैंक , फोर्ट , बम्बई के 400001 द्वारा संचालित की जाएगी । 


5. न्यूनतम अभिवान :- - यांड 10, 000 रुपए ( अंकित मूल्य ) की 
न्यूनतम राशि के लिए और इसके पश्चात् 10, 000 रुपए के गणों ने 
जारी किए जाएंगे । 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 
( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 

मई दिल्ली , 30 जनवरी , 1995 
मीलामी द्वारा सरकार के शून्य कूपन बोड , 2000 की बिक्री के लिए योजना 
___ सं . 4( 4 ) समय एण्ड एम / 94:----भारत सरकार एतद्वारा 2000 
करोड़ रुपए ( नामिनल ) की कुल राशि के लिए 5 वर्ष की अवधि के शून्य 
कपन बोड जारी करमा अधिसूचित करती है । 

2. निवेश के लिए पात्रता: - -बोड में निवेश, फर्मों, कंपनियों, निगमित 
निकायों , संस्थाओं, राज्य मरकागें , भविष्य निधियों और ट्रस्टों सहित भारत 
में किमी निवासी व्यमित हाग किया जा सकता है । तथापि, फिमी व्यक्ति 
जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी कानी जिसका भारत 
मे कार्यालय है, के द्वारा किए गए निवेश, विदेशी मुद्रा विनयमन अधिनियम 
1973 के उपबंधों के अतिरिक्त इसके पश्चात् तथा निर्धारित शर्तो के 
अनुमार गुम्प कूपन चोड के लिए प्रयोज्य कानूनों के अन्य उपबंधों के 
अधीन होंगे । 
___ 3. जारी करने की विधि:-... शून्य कूपन के योड भारतीय रिजर्व बैंक , 
फोर्ट , बम्बई-400001 के लोक ऋण कार्यालय के जरिए नीलामी द्वारा 
यथा इसमें इसके पश्चात् विनिर्धारित रंग से भेचे जाएंगे और मोर यट्टा 
मूल्य पर जारी किए जाएंगे । 


6. भावेदन पक्ष: - - 
( i ) इच्छुक व्यक्तियों द्वारा घोट की खरीद के लिए पेशकश इसके 

साथ संलग्न परिशिष्ट में दिए गए आवेदन के विनिर्धारित पत्र 
में प्रस्तुत की जानी चाहिए । रिक्त प्रायेदन पत्र भारतीय 
रिजर्व बैंक फोर्ट , बम्बई- 400001 के लोक ऋण कार्यालय से 
प्राप्त किए जा सकते हैं । बोलियों के साय विधिवत् रूप से 
भरे गए आवेदन पत्र उफ्त लोक ऋण कार्यालय को 2 फरवरी, 
1995 को पैकिंग घंटों की समाप्ति अर्थात् सायं 3 बजे से 
पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए । शून्य कूपन के बांड की खरीद 
के लिए प्रावेदन प्रस्तुत करने वाले इच्छुक व्यक्ति भाषेवम के 
विनिर्धारित पत्र ( परिशिष्ट - 1 ) में यथा शामिल शर्तों द्वारा 

भी माध्य होंगे । 
( ii) मूल्य , जिस पर शून्य कूपन के चार प्रति 100 - पाप खरीद 

करने का प्रस्ताव है, जिसे दो दशमलन बिन्दुओं मा व्यक्त 
किया गया है, पाषेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना 
पाहिए । आवेदन जिममें पावश्यक म्योरे, जैसे यांच का नामिनल 


211 GI / 95 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


( v ) शव्य "निविदा " का अर्थ इस अधिसूचना के मनुमार किसी 

निवेशक द्वारा प्रापेपन प्रस्तुत करना है । 


मूल्य , प्रति 100 - रुपए मूल्य जिरा पर बोष्ठ की खरी किए 
जाने का प्रस्ताव है अथवा जिनमें मपूर्ण ब्यौरे दिए गए हैं । 
पायेदक को किमी उल्लेख के बिना, प्रस्वीकार कर दिए 
आएंगे । 


९. मारतीय रिकव वैध बाई भाग लेमा :- - भारतीय रिजर्थ मैफ , यदि 
उचित समझता हो तो नीलामी में गैर- प्रतिस्पर्धा के रूप में भाग ले मामा 


( iii ) प्राधेवफ प्रत्येक बोली के लिए अलग - अलग प्रावेदनों के जरिए 

विभिन्न मूल्यों पर एक से अधिक बोली प्रस्तुत कर सकता है । 
परन्तु किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों की राशि 
अधिसूपित राशि मे अधिक नहीं होनी चाहिए । 


9. नीलामी के परिणाम:- नीलामी के परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक 
द्वारा 2 फरवरी , 1995 को इसके उक्त लोक अहण कार्यालय में प्रवशित 
किए जाएंगे । 


पष्टीकरण:----मस पैराग्राफ के प्रयोजन हेतु " अघिसूचित राशि " का 
सात्पर्यबिक्री के लिए पेश किए गए शम्य कूपन के बोडों की कुल राशि और 
असा इस अधिसूचना के प्रारंभिक पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है , 
होता है । 


7. निविदा की स्वीकृतिः-- - 


( i ) उपर्य पस पैराग्राफ 6 में उल्लिखित भाषेवन/ पाषेवनों के अनुसार 

विभिन्न मूल्यों पर पेश किए गए शून्य कूपन के बांडों की खरीद 
के लिए निविदाओं पर 2 फरवरी , 1995 को भारतीय रिजर्व 
बकद्वारा स्वीकार करने हेतु विचार किया जाएगा । 


10. बांड के लिए अदायगी: - - 
( i ) ऐसे पायेषक /दिवेशक जिमकी बोलियां भारतीय रिजर्व पैक वारा 

स्वीकार कर ली गई हैं 3 फरवरी, 1995 को भारतीय रिजर्व 
बैंक के उपरोक्त लोक ऋण कार्यालय के पास भारतीय रिजर्व 
बैंक के पास यथास्वीकृत उनकी पेशक्रम के लिए शून्य कूपम 

मांड के मूल्य के बराबर राशि जमा करेंगे । 
( ii ) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ ( i ) के अनुसार अमा की जाने 

वाली अपेक्षित धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट , बम्बई में 
नकद अथवा उस पर प्राहरित से या बैंकर के अदायगी प्रादेश 
द्वारा जमा की जा सकती है । 


11. अवधि का प्रारम्भ: - -पांडों की अवधि 3 फरवरी, 1995 से 

प्रारम्भ होगी । 


(ii ) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ ( i) में उल्लिखित निविधाओं के 

माध्यम से प्राप्त बोलियों के आधार पर , भारतीय रिजर्व बैंक 
निश्चित ( कट - आफ ) मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर शून्य 
कूपन के बारों की खरीद हेतु निविदाएं नीलामी पर स्वीकृत 

की जाएंगी । 
(iii ) सभी ऐसी बोलियां जो इस पैराग्राफ के उप -पैराग्राफ (ii ) में 

यथा उल्लिखित निश्चित मूल्य तक पायी जाती है स्वीकार कर 
ली जाएंगी मोर मन्य सभी बोलियां जो उक्त निश्चित मूल्य 
से कम पायी जाती हैं अस्वीकार कर दी जाएंगी । 


12. शून्य झपन के बोर के संबंध में प्रयोज्य कानून : - - 


( i ) 


( iv ) भारतीय रिजर्व बैंक यदि उचित समझे तो अपने विवेकानुसार 

किसी एक अथवा सभी बोलियों को कोई कारण बताए बिना 
पूर्ण रूप से अथवा पोशिक रूप से अस्वीकृत कर सकेगा । 


शून्य कूपन अभिदान करने अथवा धारण करने वाले सभी 
व्यक्तियों के अधिकार के सभी प्रश्न , जैसे लोक प्रण 
अधिनियम , 1944 और लोक ऋण अधिनियम 1946 द्वारा 
निपटाए जाते हैं और इस अधिसूचना के साथ पठिन है और 
इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय -समय पर जारी की जाने 
बाली ऐसी अन्य अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित किए 
जाएंगे । 


स्पष्टीकरण: ---- 


( ii ) भारत में फिलहाल लागू कर कानूनों के उपबंध सरकारी स्टाक 

के निवेशक प्रथवा धारक की देनदारी के मूल्यांफ और निर्धारण 
के लिए प्रयोज्य होंगे । 


(i ) बोलियों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने और उनसे 

संबंधित निर्णायक मूल्य के निर्धारण /विचारण के संबंध में इस 
पैराग्राफ में उक्त शर्त को स्पष्ट करने के उद्देश्य से इसके साथ 
संलग्न परिशष्ट - II , जो एफ निवर्णी उवाहरण है, देखा जाए । 
परिशिष्ट-II में दिए उदाहरण को किसी भी पशा में विस्तृत 
उदाहरण के रूप में न लिया जाए । 


(iii ) शुन्य कूपन बौड के संबंध में किसी विवाद का निर्णय मारत 

में भ्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा । 


( ii ) " नीलामी " शब्द का अर्थ यह न लगाया जाए कि इसका तात्पर्य 

एक नीलामी जिसमें संबंधित निवेशकों/ भाषेवकों को अपनी 
बोलियों के सिवाए उस ढंग से जैसा इस मधिसूचना में वणित 
है, किसी और अवसर की व्यवस्था करना है । 


. 13. प्रतिभूति का स्वरुपः -- शून्य कूपन बोड स्टाक पत्र अथवा लोक 
ऋण नियमावली , 1946 के नियम 5 में यथा उल्लिखित सहायक सामान्य 
बही खाते के रूप में जारी किए जाएंगे । 


( iii ) शम्य बोली का तात्पर्य खरीद के लिए मूल्य और शून्य कूपन के 

बोर की राशि जैसा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रापेदन पत्र/ पत्रों 
में बताया गया है, होगा । 


14. शून्य कूपन बांड की हस्तांतरणीयता :--- शुन्य कूपन बांडों को लोक 
ऋण अधिनियम, 1944, लोक ऋण अधिनियम , 1946 के अंतर्गत सैयार 
किए गए उपबंधों के अनुसार और इस अधिसूचना और भागे अन्य अधि 
सूचना, जो भारत सरकार द्वारा इस अधिसूचना द्वारा शामिल निर्गमन के 
संबंध में समय -समय पर जारी की जाती है, के अनुसार नवीकृत , उप-विभाजित 
समेकित, रूपान्तरित और हस्तांतरित किया जा सकता है । 


(iv ) निश्चित मूल्य शम्ब का तात्पर्य न्यूनतम पट्टागत मूल्य जैसा कि 

भारतीय रिजर्भ बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिस पर 
इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पेश की गई बोलियां स्वीकार की जाती 
होगा । 


15, व्याण : --- शून्य कूपन बाण्ड के जारी रहने के दौरान प्रावधिक 
अंतरालों पर कोई ध्याण देय नहीं होगा । 


- 


- 


- 


[ भाग I -- rus 1 ] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

में भी 2 फरवरी . 
___ 18. वापसी - प्रदायगी की तारीख : - न्य कपन बांड की 3 फरवरी , टिप्पणियां 
1995 को भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय , जहां वे वापसी 
अदायगी में समय पर पंजीकृत हैं , से सममूल्य पर वाप - प्रदायगी की 

( 1 ) यदि प्रावेदक का हस्ताक्षर अंगूठे के निशान द्वारा है तो इसकी 
जाएगी । 

दो व्यक्तियों द्वारा गवाही दी जानी चाहिए । गवाहों का पूरा 

नाम, व्यवसाय और पता उनके हस्ताक्षर के साथ दिया जाना 
भारत के राष्ट्रपति के प्रावेश से 

पाहिए । 


एन . पो . मागची, अपर सचिव ( यभट ) 


परिशिष्ट - I 


( 2 ) यदि आवेश किमो मोकन निकाय के नाम से किया जाए 

तो निम्नलिखित दस्तावेज , अगर लोक ऋण कार्यालय में पहले 
पंजीकृत नहीं किए गए हों , को निवेश राशि में साय लोक ऋण 
कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 


प्रबन्धक 


(i ) सम्मिलन/पंजीकरण का मूस प्रमाणपत्र अथवा जारी करने 

वाले प्राधिकारी द्वारा उसके कार्यालय मुहर के प्रधोन 
उसको सता प्रमाणित प्रतिलिपि । 


भारतीय रिजर्व बैंक 
लोक ऋण कार्यालय 

फोर्ट , बम्बई- 400001 
महोदय , 

2000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के 
शून्य कूपन बांड 2000 हेतु टेंसर-नीलामी 2 फरवरी, 1995 को 
होगी । 


( ii ) कंपनी/निकाय के नियनों और विनियमों / उप -नियम के 

शापन और अन्तनियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां । 


( iii ) कंपनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कार्य 

करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति/ व्यक्तियों के पक्ष में उसके / 
उनके अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संकल्प की 
प्रमाणित प्रतिलिपि । 


शर्ते 


1. शून्य कूपन बोड, 2900 बस हजार रुपए ( अंकित मूल्य ) की 

ग्यूनतम राशि और उसके गुणजों में जारी किया आएगा । 


भारत मरकार , वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना 
संख्या एफ 4 ( 4 ) - सुब्स्यू . एण्ड एम / 94, दिनांक 30 जनवरी, 1995 के 
अनुसरण में मैं / हम प्रयोहस्ताक्षरी एनद्वारा भारत सरकार के शून्य फूपन 
बोड निर्धारित तारीख को प्रापके द्वारा दी गई गीलामी में निम्न अनुसार 
खरीदने का प्रस्ताव देता हू / देते हैं । 

(i ) नाम 
(ii ) पता 
( iii ) पी . सी . ओ ., एम . जी . एल . कोर , 

सगर कोई हो 
( iv ) दूरभाष सं . 
( v ) भाषश्यक स्टाक फा अंकित मूल्य रुपए 
( vi ) कीमत जिस पर बांडों का प्रत्येक 100 

रुपए ( नामिनल ) पर खरीये जाने का 
प्रस्ताय है ? 

रुपए 


2 . प्रत्येक बोली के लिए पृथक निविदा फार्म प्रस्तुत किया जामा 

पाहिए । 


3. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट , बम्बई में प्रदर्शित 

किया जाएगा । 


4. रिजर्व बैंक को बिना कोई कारण मताए किसी अथवा सभी 

वोलियों को पूर्णतः प्रपया प्रोशिम ; यदि ठीक समझा जाए स्वीकार 
अथवा अस्वीकार करने का अधिकार है । 


5. निविदाकर्ता को स्वयं निविदा के परिणाम की जांच करनी चाहिए 

और यदि वह सफल हो तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय , 
फोर्ट , बम्बई से निविदा का स्वीकृति पत्र प्राप्त करना चाहिए । 


( दो वशमलव तक ) 
( vii ) शून्य कूपन बांडों का कुल बरोष मूल्य रुपए 

वचन देना :- - ( 1 ) मेरी / हमारी बोली पर प्रापकी स्वीकृति पर मैं / हम 
मापके कार्यालय से स्यीकृत पन्न तत्काल लेना और उसमें दिए गए दिन / 
समय पर भारतीय रिजर्व बैंक , फोर्ट बम्बई में अपेक्षित राशि जमा कराना 
स्वीकार करता हूं / करते हैं । 

( 2 ) मैंने / हमने निर्धारित तारीख को होने वाली नीलामी के लिए 
बोली की शर्ते पढ़ ली है और उन्हें स्वीकार करने का वपन देता है । 
देते हैं । 

( 3 ) मैंमे हमने निर्धारित तारीख को होने वाली नीलामी के लिए 
किसी अन्य बोली ( गोलियों ) को भी स्वीकार कर लिया हे /किसी अन्य बोली 
को स्वीकार नहीं किया है ( जो प्रावश्यक न हो उसे काट दें ) 


6. स्यीकृत निविदाओं के मामले में , बांड उस कीमत पर जारी किए 

जाएंगे, जिन पर ये योलो लगाने वाले द्वारा आवेदन-पत्र में टेंडर 
दिए गए हैं । 


7. भुगतान नकद राशि में भारतीय रिजर्व बैंक , फोर्ट , बम्बई में नकद 
अथवा उस पर प्राहरित पैक या पॅकर के भुगतान भावेश द्वारा 
किया जाएगा और आवश्यक राशि को 3 फरवरी , 1995 को 
बैंक के कार्य समय को समाप्ति पर भारतीय रिजर्व बँक , बम्बई में 
जमा किया जाएगा । 


भवदीय , 


दिमाया : 


पोली देने वाले / बोली घेने वालों 
के हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर 


8. बांस पाटियों को भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गए उनके सहायक 

सामान्य खाता लेखा में जमा करके और अन्य को स्टाक प्रमाण 
पत्र के रूप में जारी किया जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - - SEC . 1 ] 
- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - . . - - -- -- -- 
परिमिष्ट 

MINISTRY OF FINANCE 


- ----- - - 


. . _ 


- 


- - - - 


. .. - - 


- - - - - 


- - - - - - _ _ _ - 


- 


- 


- - - 


_ _ _ 


_ . 


भारत सरकार के नीलामी मारा वेने गए शून्य कान बोडों 
पर देव कोमस और राशि को बताने वाले उदाहरण 


(Department of Economic Affairs ) 

(Budget Division ) 
NOTIFICATION 


भारतीय रिजर्व बैंक ने मीलामी में 2, 000 करोड़ रुपए ( नामिनल ) 
की कुल रशि के 5 वर्ष की अवधि वाले भारत सरकार के शून्त्र कूपन घोड 
मेषे हैं । यह अनुमान है कि दी गई बोलियों के आधार पर निश्चित 
फीमत 59 . 2.1 रुपए निर्धारित की गई, रवीकार की गई नोलियां और 
उनमी प्रदायगियां निम्नलिखित के अनुसार को जाएंगी. - ~ 


उदाहरण I ---निम्नलिखिम बोलियां प्राप्त हुई है:- - 


बोली को नामिमल राशि बोली लगाने वाले अदा की जाने वाली राशि 

द्वारा बताई गई 
प्रत्येक 100 रुपए 
की कीमन 


1. 700 करोड़ रूपए 
2. 600 करोड़ रुपए 
3. 500 करोड़ रुपए 
4. 200 करोड़ रुपए 
5. 600 करोड़ रुपए 


59 . 53 रुपए 
59 . 42 रुपए 
59 . 41 रुपए 
59. 24 रुपए 
59 . 16 रुपए 


416 . 71 करोड़ रुपए 
365 . 52 करोड़ रुपए 
297 . 05 करोड़ रूपए 
118 . 48 करोड़ रुपए 

--- म्य ---- 


- 


- 


- 


पहली 4 बोलियां स्वीकार की जाएगी जबकि पांचयो मोली अस्वीकार 
की जाएगी । 


उपाहरण II -- निम्नलिखित बोलियो प्राप्त हुई है :- - 


New Delhi, the 30th January , 1995 
Sale of Zero Coupon Bonds 2000 by Goverunient 

of India- Through Auction. 
No . F. 4( 4) - W & M 94. - The Government of 
Iudia hereby notifies the issue of the Zero Coupon 
Bonds of 5 years tenor for an aggregate amount 
of Rs. 2000 crore (nominal). 

2. Eligibility for Investment : - Jnvestnments in 
the Bonds may be made by any person resident in 
India including firms, companies, corporate bodics, 
institutions, state governments provident funds and 
trusts . However, the investments by a person who 
is not a citizen of India or a foreign company hav 
ing its office in India shall be subject to the pro 
visions of the Foreign Exchange Regulation Act, 
1973 in addition to the other provisions of laws 
applicable to the Zero Coupon Bonds as per the 
terms as stipulated liereinafter. 

3 . Method of Issue :- - The Zero Coupon Bonds 
will be sold through the Public Debt Office of the 
Reserve Bank of India, Fort, Bombay- 400001 byy 
auction in the manner as prescribed hereinafter 
and the Bonds would be issued at a discounted 
price. 
___ 4. Place and Date of Auction : - The auction 
will be conducted by the Reserve Bank of India , 
Fort, Bombay - 400001 on 2nd February , 1995 . 

5 . Minimum Subscription : - Bonds will be 
issued for a minimum amount of Rs. 10 , 000 / 
( Face Value ) and in multiples for Rs. 10, 000/ 
thereafter . 
6 . Application Form :- - 
(i) Offers for purchase of Bonds should be 

submitted by interested persons 
in the prescribed form of ap 
plication as given in Appendix I here 
to. Blank application forin may be ob 
tained from the Public Debt Office of 
the Reserve Bank of India, Fort , 
Bombay- 400001. The application form 
duly filed in with the bids should be sub 
mitted to the aforesaid Public Deht 
Office on 2nd Februarv . 1995 before 
the close of banking hours i e . 3 p .m . 
The interested persons submitting 
applications for purchase of the Zero 
Coupon Ronds shall be bound also bv 
the terms and conditions as included 
in the prescribed form of applicati in 
( Appendix I ) . 


मोली की नामिनल राशि बोली लगाने वाले प्रदा की जाने वाली राशि 

धारा बताई गई 
प्रत्येक 100 रुपए 
की कीमत 


1 . 500 करोड़ रुपए 
2. 400 करोड़ रुपए 
3. 300 करोड़ रुपए 
4. 608 करोड़ रुपए 
5. 400 करोड़ रुपए 
8. 700 करोड़ रुपए 


59 . 55 रुपए 
59. 46 रुपए 
59 . 41 रूपए 
59. 35 रुपए 
59 . 24 माए 
59 . 16 रुपए 


297 . 75 करोड़ रूपए 
237. 84 करोड़ रुपए 
178. 23 करोड़ रुपए 
358. 10 करोड़ रुपए 
118 . 48 करोड़ रुपए 

-- शून्य -- 


इस मामले में , बोली लगाने वाले पहले चार व्यक्तियों को क्रमश : 
59. 55 रुपए, 59 . 46 रुपए, 59 . 41 रुपए और 50, 35 रुपए फी 
दर से कीमत पर पूर्ण पाटन प्राप्त होगा और पांचवें बोली लगाने वाले 
ध्यनित को 59 . 24 रुपए के मूल्य पर पाशिक 200 करोड़ रुपए का 
( 50 प्रतिशत ) भामंटन प्राप्त होगा और उसे 118 . 48 करोड़ रुपए प्रदा 
फरना अपेक्षित होगा । छठी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी । 


टिप्पणी:--- ये अनुमानित कीमतें पूर्णसः उदाहरण के रूप में हैं और 
उन्हें सूच म के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए । 


[ WT lemez 3 (1) ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


(ü ) The price at which the Zero Coupon 

Bonds are proposed to be purchased per 
Rs. 100 ,- ( nomina !), expressed upto two 
decimal points should be clearly stated 
in the application . Applications which 
do not contain details such as the nowi 
nal value of the Bonds, the price per 
Rs. 100 - at which Bonds are proposed 
to be purchased or which contain in 
complete details are liable to be reject 
ed , without any reference to the appli 
cant. 


(ii) An applicant may submit more than one 

bid at different prices through separate 
applications for each bid . But the 
aggregate amount of bids submitted by 
a person should not exceed the notified 
amount. 


be construed to be an exhaustive 

example . 
(ü ) The term auction should not be construe 

so as to mean an auction providing any 
further opportunity to the respective 
investors applications to quote their bids, 
except in tlie manner as described in lijis 

notificaiton 
(iii) The term bids shall mean the price and 

amount of Zero Coupon Bonds for 
purcha : c as quoted in the application 

foris submitted by interested persons . 
( iv ) The term cut- off price shall mean the 

minimum discounted price as may he 
determined by the Reserve Bank of India 
at which the bids offered by the interest. 

ed penons may be acvented 
(v ) The terir " Tender" ineans the applicatici 

subinitied by an investor in terms of this 

notification . 
8 . Participlation by Reserve Bank of India :--- 
The Reserve Bank of India may also, if it consi 
ders appropriate to do so , participate in the auction 
as a non - competitor. 

9 . Result of the auction :- The result of the 
auction shall be displayed by the Reserve Bank of 
India at its aforesaid Public Debt Office on 2nd 
February , 1995 . 


Explanation : - - For the purpose of this para 
graph notified amount means the aggregate 
amount of Zero Coupon Bonds offered for sale and 
as referred to in the opening paragraph of this 
notification . 


10 . Paryment for Bonds : 
(i) Such of the applicants investors whose bids 

have been accepted , by the Reserve Bank 
shall deposit with aforesaid Public Debt 
office of the Reserve Bank of India on 
3rd February , 1955 , the amount equiva 
lent to the price amount of the Zero 
Coupon Bonds for their office as accept 
ed by thc Reserve Bank of India . 


7 . Acceptance of Tenders - 
(i) Tenders for purchase of Zero Coupon 

Bonds offered at different prices as per 
the applications referred to in paragraph 
6 herein above will be considered for 
acceptance by the Reserve Bank of 

India on 2nd February , 1995 . 
(ü ) On the basis of the bids received through 

tenders referred to in sub - paragraph (i) 
of this paragraph , the Rescrve Bank of 
India will determine the cut-off price at 
which tenders for purchase of Zero 
Coupon Bonds will be accepted at the 

auction . 
(ii) All such bids which are found to be upto 

the cut-off price as referred to in sub 
paragraph ( ii ) of this paragr :iph will be 
accepted and all other bids which are 
found to be lower than the said cut-oft 

price will be rejected . 
(iv) The Reserved Bank of India will have 

full discretion to accept or reject any or 
all bids either wholly or partially , if 

deemed fit , without assigning any reason . 
Explanation : 
(i) With a view to clarifying the aforesaid con 

dition in this paragraph with respect to 
accepting and rejecting the bids and 
determination consideration of cut -off 
price in relation thereto , reference may 
be made to Appendix II hercto which is 
an illustrative example . The example 
given in Appendix II should in no way 


( ii ) The money required to be deposited in 

terms of sub - paragraph (i) of this para 
graph may be deposited at the Reserve 
Bank of India , Fort, Bombay in cash 
or by cheque drawn on it or by a 
Banker s pay Order. 


11. Cominencement of the tenor : - - The tenor 
of the Bonds will commence from 3rd February , 
1995 . 

12 . Laws applicable in regard to Zero Couopn 
Bonds : 


(1) The rights of all persons subscribing to 

or holding the Zero Coupon Bonds shall 
be determined with all such questions as 
are dealt with by the Public Debt Act . 


- 


- - 


- - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART 1 - Sec . 1 ] 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - = - = - - - -- - = = - 

- - = = 
1944 and the Public Debt Rules, 1946 chase Zero Coupon Bonds, 2000 , at the auction 
read with the terms of this Notification to be held by you on the captioned date as set out 
and such other Notifications as may be below : 
issued from time to time, by the Govern 
ment of India . 

(i) Name 
( ü ) The provisions of the tax laws for the 

(ü ) Address 
time being in force in India will be (i ) Address 
applicable for the purposes of assessing 
and determining the liability of the 

(ii) PDO SGL Code, if any 
investor or holder of the Government 

( iv ) Telephone No . 
Stock . 

( v ) Nominal value of Bond required Rs. . . . 
( iii) Any dispute in reiation to the Zero Coupon 
Bonds shall be subject to the jurisdiction 

(vi) The price at which the Bonds are proposed 
of the Courts in India . 

to be purchased per Rs. 100 (nominal) 

Rs. . . , 
13 . Form of Security : - The Zero Coupon 
Bonds shall be issued in the form of stock certifi 

(vii) Total purchase price of Zero Coupon 

Bonds. 
cate or subsidiary general ledger account as referred 
to in Rule 5 of the Public Deht Rules, 1946 . 

( upto two decimals) 

Rs. . . . . 
14 . Transferability of Zero Coupon Bonds : - - 
The Zero Coupon Bonds can be renewed , 

Undertaking .- - 1 . On your acceptance of mylour 

sub 
divided , consolidated , converted and transferred in 

bid , llwe agrec undertake to immediately collect 

the letter of acceptance from your office and to 
accordance with the provisions of the Public Debt 

deposit the requisitc amount at Reserve Bank of 
Act, 1944 , the Public Debt Rules , 1946 framed! 

India Fort, Bombay ou the day time as indicated 
thereunder and the terins of this Notification and 

therein . 
any further Notification which may be issued by 
the Government of India from time to time, in 2 . llwe have read the terms and conditions of 
respect of the issue covered by this Notification . bid for the auction to be held on the captioned date 

and undertake to abide by them . 
15 . Interest :- -No interest at periodic interval 
• during the currency of the Zero Coupon Bonds . liwe have also submitted another bid (s ) not 
will be payable . 

submitted any other bid ( strike out which is not 

necessary ) isr the auction to be held on the cap 
16 . Date of Repayment : — The Zero Coupon 

tioned date . 
Bonds will be repaid at par on 3rd February, 2000 
at Public Debt Office of the Reserve Bank of India 

Yours faithfully , 
at which they are registered at the time of repay 

Signature and Office Stamp of tlıc Bidders 
ment. 

Date : 
By Order of the President of India . 
(N . P. BAGCHEE ), 

Notes : 
Additional Secretary (Budget) ( 1 ) If the applicant s signature is by thumb 

mark , it should be witnessed by two persons . The 

APPENDIX I full name, occupation and address of the witnesses 
The Manger , 

should be appended to their signature. 
Reserve Bank of India , 

( 2 ) If the application is made in the name of a 

registered body , the undernoted documents, if 
Public Debt Office , Fort, 

not already registered at the Public Debt Office , 
Bombay - 400001. 

should be submitted to the Public Debt Office 

alongwith the investinent amount : 
Dear Sir , 

(i) Certificate of Incorporation Registration 
Tender for Government of India Zero Coupon 

in original or a copy thereof certified as 
Bonds, 2000 for a notified amount of Rs. 2000 

true by the Issuing authority under his 
crore : Auction on 2nd February , 1995 . 

official seal. 
Pursuant to Government of India , Ministry of ( ii ) Certified copies of Memorandum and 
Finance , Department of Economic Affairs Noti 

Articles of Association or the rule and 
fication No. F .4 (4 )- W & M 94 dated 30ih January , 

regulations Bye-Laws of the Company 
1995 . I we, the undersigned hereby offer to pur 

body. 


1 l - 


3 (1 ) ] 


ATCA 


in 1947 : NETU 


- 


- 


- - 


. . 


AL 


U 


NZI . . . - 


Fed copy of 


to deal in Spanyibo 


( iii ) Certified copy of resolution in favour of 

person s authorised to deal in government 
securities on behalf of the company body 
together with his their duly attested speci 
men signature ( s ) . 


APPENDIX -JI 
Illustration : Price and Amount payablo on Government 

of Indian Zero Coupon Bonds sold by Auction 


Terms and Conditions : 


The Reserve Bank of India scils Government of India Zero 
Coupon Bonds of 5 year tenor for an aggregate amount of 
Rs. 2 ,000 crore (Nominal) at an auction . Assuming that the 
cut-off price determined on the basis of bids received is 
Rs. 59.24 , the bids accepted and paynıcıts to be made will bo 
as under : 
ILLUSTRATION I: The following bids are received : 


1 . Zero Coupon Bonds, 2000 will be issued for 
a minimum amount of Rupees Ten Thousand ( face 
value ) and in multiples thereof. 


- - 


- - - - 


Nominal amount 
of bid 


Prico per Rs. 100 
quoted by the 
bidder 


Amount to be 
paid 


2 . Separate tender should be submitted for each 


bid . 


3 . Results of the auction would be displayed in 
Reserve Bank of India, Fort, Bombay. 


1, Rs. 700 crore 
2. Rs. 600 crore 
3 . Rs. 500 crore 
4. Rs. 200 crore 
5 . Rs, 600 croro 


Rs, 59. 53 
R8. 59 .42 
Rs. 59 .41 
Rs. 59 . 24 
Rs. 59 . 18 


Rs. 416 .71 CTOTO 
Rs. 356 . 52 crore 
Rs. 297 . 05 crore 
Rs. 118 . 48 crore 

Nil 


4 . Tlie Reserve Bank of India will have full 
discretion to accept or reject any or all bids either 
wholly or partially , if deemed fit, without assigning 
any reason . 


- - - - - 


5 . Tenderer should check for himself the result 
of the auction and , if successful, collect the letter 
of acceptance of the tender from the Reserve Bank 
of India , Fort, Bombay . 


- - - 


Tho first 4 bids will be accepted whilo the fifth bid will be 
rejected . 
Illustration II : The following bids are received : 

- — - . .- 

. . - - - - - - - - - - - - 
Nominal amount Price por Rs. 100 Annount to be 
of bid 

quoted by the raid 
bidder 


6 . In the case of accepted tenders, the Bonds 
would be issued at the pricc at which they are ten 
dered by the bidder in the application . 


1. Rs. 500 crore 
2 . Rs. 400 crore 
3. Rs. 300 crore 
4 . Rs. 600 crore 
5 . Rs. 400 crore 
6 . Rs. 700 crore 


Rs. 59 . 55 
Rs. 59 .46 
Rs. 59 . 41 
Rs. 59 . 35 
Rs. 59 . 24 
Rs. 59, 16 


Rs. 297 .75 crore 
Rs. 237 . 84 crore 
Rs. 178 . 23 crore 
Rs. 356 . 10 crore 
Rs. 118 . 48 crore 

Nil 


7 . Payment shall be made in cash at the Reserve 
Bank of India , Fort, Bombay in cash or by cheque 
drawn on it, or by banker s pay order and the re 
quired amount shall be deposited with the Reserve 
Bank of India . Bombay by the close of banking 
hours on the 3rd February , 1995 . 


- - 


- - - 


In this case, the first four bidders will receive full allot 
mentat the price @ Rs. 59 . 55 , Rs. 39. 46 , Rs. 59 .41 and 
Rs. 59 . 35 respectively and the fifth bidder will get paruial 
allotment Rs. 2 .00 crore ( 50 percent) at a price of Rs. 59. 24 
and will be required to pay Rs. 118.48 crore. The sixth bid 
will be rejected . 


8 . The Bonds will be issued to the parties by 
credit to their Subsidiary General Ledger Account 
maintained with Reserve Bank of India and in the 
form of stock certificate to others. 


NOTE : T): prices assumed are purely illustrativo and should 
not be taken as indicative . 


- - - - - - - - - - - - - - 
Printed by the Manager , Govt. of india Press , Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 , 1995 


